रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार मार्च 19 , 2019 / फाल्गुन 28 , 1940 
NEW DELHI , TUESDAY, MARCH 19, 2019 / PHALGUNA 28 , 1940 


सं . 105 ] 
No. 105 ] 


भारतीय विधिज्ञ परिषद् 
( बिहार स्टेट बार काउंसिल ) 

अधिसूचना 
पटना, 14 मार्च, 2019 


प्रेषक , 


न्यायमूर्ति सी0एम0 प्रसाद, 
पूर्व न्यायधीश, पटना उच्च न्यायलय, 
प्रेक्षक , बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् चुनाव 2018, 
मोबाइल नम्बर + 91 - 9708038489 


रसीद संख्या 2215 दिनांक 08 . 07 . 2018 


सेवा में , 


माननीय अध्यक्ष, 
चुनाव अधिकरण संख्या - 3, 
भारतीय विधिज्ञ परिषद्, 
21 राउज एवेन्यू, इंस्टीटूशनल एरिया, नई दिल्ली 
बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य - प्रतिनिधि के चुनाव के संबंध में रिपोर्ट । 

सं . बी सी आई : डी : 1279 / 2019. - 1 भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा तय किये गए दिशा -निर्देशों और कार्यक्रम 
के मध्यनजर इसके पत्र क्रमांक संख्याःबीसीआईडी: 2664 / 2018 दिनांक 05 . 07. 2018 के तहत , बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् 
से भारतीय विधिज्ञ परिषद् से सदस्य - प्रतिनिधि के चुनाव के लिए और बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , 


1803 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC 4 ] 


के नामांकन दाखिल करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 07 . 07 . 2018 को सुबह 10 . 00 बजे से शाम 05 . 00 बजे तक और 

अंतिम जांच के बाद सूची का प्रकाशन शाम 05 . 30 बजे तय किया गया । इस कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी की गई । 
2 श्री मनन कुमार मिश्रा और श्री रंजन कुमार झा ने बिहार बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के 

सदस्य - प्रतिनिधि के पद के लिये अपना नामांकन दाखिल किया और उनके नाम वाली सूची प्रकाशित हुई । 
3 बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष पद के लिये श्री ललित किशोर, महाधिवक्ता और श्री रमाकांत शर्मा ने अपना नामांकन 

दाखिल किया और उनके नाम वाली सूची प्रकाशित की गई । 
4 श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव और श्री प्रेम कुमार झा ने बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष पद के लिये अपना नामांकन 

दाखिल किया और उनके नाम की सूची प्रकाशित की गई । 
5 पूर्वोक्त पत्र संख्या बीसीआई: डी : 2664 / 2018 दिनांक 05 07 2018, के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिये 

सदस्य - प्रतिनिधि का चुनाव दिनांक 08 . 07 . 2018 को सुबह 10. 30 बजे नामांकन वापस लेने के लिये सुबह 11 . 00 बजे और 
चुनाव के परिणाम की घोषणा के लिये सुबह 11. 45 बजे तय किया गया । पत्र के अनुसार चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारतीय 
विधिज्ञ परिषद् के सचिव और बिहार बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् सचिव द्वारा किया गया था । 
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिये सदस्य - प्रतिनिधि का चुनाव उक्त दोनों सचिवों द्वारा किया गया था और श्री मनन कुमार 
मिश्रा को बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में भारतीय विधिज्ञ परिषद् घोषित किया गया था । 
6 उक्त पत्र संख्या बीसीआईडी: 2664 / 2018 दिनांक 05. 07 2018, को देखें , बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् और उपाध्यक्ष के 
लिये चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिये 08 . 07. 2018 को अपराहन 12. 30 बजे और तत्पश्चात परिणाम घोषित करने के लिये 
दोपहर 01 . 45 बजे को निर्धारित किया गया था । यह चुनाव प्रक्रिया माननीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की 
उपस्थिति में आयोजित की जानी थी । 
इस प्रक्रिया को देखते हुये, माननीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 
किया गया । अध्यक्ष पद के लिये गुप्त मतदान द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ समय बाद , 
निर्वाचित सदस्यों के पूर्ण सदन ने निर्वाचन अधिकारी से गुप्त मतदान प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध करते हुये कहा कि वे 
सर्वसम्मति से चुनाव के लिये आम सहमति पर पहुंच गये हैं , ललित किशोर, महाधिवक्ता, बिहार और श्री धर्मनाथ प्रसाद 
यादव, सदस्य बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् क्रमशः बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते 
है । बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिये के क्रमशः लड़ने वाले सदस्य श्री रमाकांत शर्मा और सदस्य 
श्री प्रेम कुमार झा दोनों उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि वे सदस्यों के सर्वसम्मति निर्णय श्री ललित किशोर महाअधिवक्ता 
बिहार और श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव सदस्य बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् को कमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बिहार राज्य विधिज्ञ 
परिषद् होने से विरोध नही करते है । बल्कि , श्री प्रेमकुमार झा सदस्य, बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् ने आगे कहा कि वे 
उपाध्यक्ष पद से अपनी उम्मिदवारी वापस लेना चाहते है, जिसकी प्रक्रिया के दौरान माननीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति 

दी गई । 
7 परिणामस्वरूप, माननीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा कमशः श्री ललित किशोर महाअधिवक्ता बिहार और श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव 

सदस्य बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष घोषित किये गये । 
8 बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् से भारतीय विधिज्ञ परिषद से सदस्य - प्रतिनिधि के चुनाव के लिये आयोजित प्रक्रिया के संबंध में , 
भारतीय विधिज्ञ परिषद् और बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के सचिवों ने सयुक्त रूप से अपनी विवरण प्रस्तुत कि है जिसकी 

एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को दी गई थी । (विवरण के साथ संलग्न प्रति ) 
9 बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये आयोजित प्रक्रिया के संबंध में , माननीय निर्वाचन 

अधिकारी ने भी अपनी विवरण प्रस्तुत कि है और जिसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को दी गई थी । (विवरण के साथ संलग्न 
प्रति ) 
इस प्रकार , बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् सदस्य - प्रतिनिधि भारतीय 
विधिज्ञ परिषद् के पद के लिये चुनाव प्रकिया संतोश जनक रूप से पूरी हो गई थी । 


हस्ता. / 
न्यायामूर्ति सी0एम0 प्रसाद , 
पूर्व न्यायधीश, पटना उच्च न्यायलय , 
प्रेक्षक , बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् चुनाव 2018, 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


1 


मैं , एस0 रजा अहमद, बिहार स्टेट बार काउन्सिल इलेक्स रूल्स के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी, 27 . 3. 2018 को हुए चुनाव तथा 
चुनाव के बाद मतगणना के आधार पर निम्नलिखित 25 उम्मीदवारों को स्टेट बार काउन्सिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित 
करता हूँ जिनके नाम निम्नलिखित हैं : 
| क्र0 सं0 

| निर्वाचित सदस्यों के नाम 
मनन कुमार मिश्र 
प्रेम नाथ ओझा 
राजेन्द्र प्रसाद सिंह 
योगेश चन्द्र वर्मा 
सच्चिदानंद सिंह 
रमाकांत शर्मा 
जय प्रकाश सिंह 
शशि शेखर किशोर 
प्रेम कुमार झा 
अरूण कुमार सिंह 
धर्मनाथ प्रसाद यादव 
राजीव कुमार द्विवेदी 
विन्ध्य केशरी कुमार 
शहनाज फातमा 
सुदामा राय 
रजन कुमार झा 

पंकज कुमार 
18 

नीतू झा 
राजीव शरण 
कामेश्वर पाण्डेय 
दीनानाथ यादव 

महम्मद सैदुल्लाह 
23 

रामचरित्र प्रसाद 
24 

मुरारी कुमार हिमांशु 
25 जितेन्द्र नारायण सिन्हा 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
निर्वाची पदाधिकारी 
बिहार स्टेट बार काउंसिल 


13 


16 


श 


21 


22 


श्रीमानतों सेन, सचिव 

भारतीय विधिज्ञ परिषद् 
[ विज्ञापन -III / 4 / असा . / 583 / 18 ] 


BAR COUNCIL OF INDIA 
( BIHAR STATE BAR COUNCIL ) 

NOTIFICATION 

Patna, the 14th March, 2019 
From, 
Justice C . M . Prasad 
Former Judge, Patna High Court, 
Observer, Bihar State Bar Council Election- 2018 
Mobile No. + 91- 9708038489 


Receipt No.2215 dated 8. 7. 2018 


To, 


The Hon ble Chairman, 
Election Tribunal No . III, 
Bar Council of India , 
21, Rouse Avenue, 
Institutional Area, 
New Delhi. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC 4 ] 


Report regarding Election of Member -Representative to Bar Council of India from the Bihar State Bar Council, 
Chairman and Vice -Chairman , Bihar State Bar Council . 
No. BCI: D : 1279 /2019 . — 1. In view of the guidelines and Schedule of programme as fixed by the Bar Council of India 
and communicated under its letter No.BCI: D : 2664 /2018 dated 05 .07 . 2018 for election for the post of Member 
Representative to Bar Council of India from Bihar State Bar Council, Chairman and Vice -Chairman , Bihar State Bar 
Council, the process of filing and finalization of nominations was fixed on 07 .07 .2018 from 10 .00 AM to 05 . 00 PM and 
Publication of the List after final scrutiny at 05 . 30 PM . The process was completed as per this Schedule . 

Mr. Manan Kumar Mishra and Mr. Ranjan Kumar Jha filed their nominations for the post of Member 
Representative to Bar Council of India from Bihar State Bar Council and the list containing their names was 
published . 
Mr. Lalit Kishore , Advocate General, Bihar and Mr. Ramakant Sharma filed their nomination for the post of 
Chairman , Bihar State Bar Council and the list containing their names was published . 
Mr. Dharamnath Prasad Yadav and Mr. Prem Kumar Jha filed their nomination for the post of Vice - Chairman , 
Bihar State Bar Council and the list containing their names was published . 
Vide the aforesaid letter No.BCI:D : 2664/2018 dated 05 .07 .2018 , the Schedule was fixed on 08 .07.2018 at 10 .30 
AM for withdrawal of the nomination , at 11 .00 AM for Election and 11 .45 AM for declaration of the result of 
the Election of Member-Representative for Bar Council of India . As per the letter the process was conducted by 
the Secretary of the Bar Council of India and the Secretary of Bihar State Bar Council. 
In view the process the Election of the Member-Representative for Bar Council of India was conducted by the 
said two secretaries and Mr. Manan Kumar Mishra was declared elected as Member -Representative for Bar 
Council of India from Bihar State Bar Council. 
Vide the aforesaid letter No.BCI:D : 2664/2018 dated 05 .07 .2018 , the Schedule was fixed on 08 .07.2018 at 12 .30 
PM for commencing the election process for the Chairman and Vice - Chairman of Bihar State Bar Council and 
declaring the result thereof at 01.45 PM . This election process was to be conducted by the Hon ble Returning 
Officer in presence of the undersigned . 
In view the process the Election of the Chairman and Vice - Chairman Bihar State Bar Council was conducted by 
the Hon ble Returning Officer. The Election process by secret ballot for the post of Chairman started, but, 
shortly after the initiation of the process the full house of the elected members requested the RO to stop the 
secret ballot process saying that they have reached at a consensus to elect unanimously Mr. Lalit Kishore , 
Advocate General, Bihar and Mr. Dharmnath Prasad Yadav , Member as Chairman and Vice -Chairman , Bihar 
State Bar Council respectively. The two candidates namely Mr. Ramakant Sharma, Member and Mr. Prem 
Kumar Jha, Member who were contesting respectively for the post of Chairman and Vice -Chairman , Bihar State 
Bar Council also stated that they do not oppose the unanimous decision of the members of the Bihar State Bar 
Council to elect Mr. Lalit Kishore, Advocate General, Bihar and Mr. Dharmnath Prasad Yadav, Member as 
Chairman and Vice - Chairman , Bihar State Bar Council respectively. Rather Mr. Prem Kumar Jha , member 
further submitted that he wants to withdraw his candidature from the Post Vice -Chairman , Bhiar State Bar 
Council , which permission was accorded by the Hon ble Returning Officer during the process . 
As a result Mr. Lalit Kishore , Advocate General, Bihar and Mr. Dharmnath Prasad Yadav , Member was 
declared as Chairman and Vice - Chairman respectively by the Hon ble Returning Officer . 
With regard to the process conducted for election of the Member-Representative for Bar Council of India from 
Bihar State Bar Council the Secretaries of Bar Council of India and Bihar State Bar Council have jointly 
submitted their report a copy of which was given to the undersigned . (Copy of report enclosed herewith ). 
With regard to the process conducted for election of the Chairman and Vice- Chairman , Bihar State Bar Council, 
the Hon ble RO has also submitted his report and copy of which was given to the undersigned . (Copy of report 

enclosed herewith ). 
Thus , the process for election for the post of Member -Representative for Bar Council of India from Bihar State Bar 
Council, Chairman and Vice - Chairman , Bihar State Bar Council was satisfactorily completed . 

Sd / 
Justice C . M . Prasad 

Former Judge , Patna High Court, 
Observer, Bihar State Bar Council Election -2018 


[ TT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


I, S . Raza Ahmad , Returning Officer appointed under the Bihar State Bar Council Election Rules as amended up- to -date , 
pursuant to the polling held for the State Bar Council on 27 . 3.2018 , declare the following twenty five persons whose 
name given below , as being elected as Members of the Bihar State Bar Council . 
Sl. No. 

Name of Candidates 


Manan Kumar Mishra 


Prem Nath Ojha 
Rajendra Prasad Singh 


Yogesh Chandra Verma 
Sachidanand Singh 


Ramakant Sharma 


Jai Prakash Singh 
Shashi Shekar Kishore 
Prem Kumar Jha 


Arun Kumar Singh 
Dharmnath Prasad Yadav 
Rajeeva Kumar Dwivedi 
Vindhya Keshri Kumar 


Shahnaz Fatma 


Sudama Roy 
Ranjan Kumar Jha 
Pankaj Kumar 


Neetu Jha 


Rajiv Sharan 
Kameshwar Pandey 


Dina Nath Yadav 


Mahammad Saidullah 


Ram Charitra Prasad 


Murari Kumar Himanshu 
Jitendra Narain Sinha 


By order, 
Sd /- Illegible , 
Returning Officer, 
Bihar State Bar Council . 


SRIMANTO SEN , Secy . 

Bar Council of India 
[ADVT.- III/4 /Exty ./583/18 ] 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2019.03.22 
NUMAR 11: 17 :03 + 05 30 


